“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 16 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024--चैत्र 30 शक 1946 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रानू शर्मा ध. प. स्व. संजय शर्मा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-कोटा कालोनी, रायपुर, 
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम संघमित्रा शर्मा आ. श्री श्यामधर शर्मा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण vat में 
दर्ज है. मेरा विवाह श्री संजय शर्मा के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रानू शर्मा रख ली हूँ तथा मैं इसी 


नाम से जानी पहचानी जाती हूँ. मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा मतदाता परिचय पत्र में यही नाम दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती रानू शर्मा ध. प. स्व. संजय शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
संघमित्रा शर्मा श्रीमती रानू शर्मा 
पिता-श्री श्यामधर शर्मा पति-स्व. संजय शर्मा 
निवासी-कोटा कालोनी, रायपुर, निवासी-कोटा कालोनी, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


207 


208 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. Vijayalaxmi Meshram &. प. Shri Kamlakar Meshram, उम्र 62 वर्ष, 
निवासी-क्वा. नं. 3-बी, सड़क 28, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मैं भारतीय डाक विभाग में कार्यरत थी. मेरा 
वास्तविक नाम Vijayalaxmi Meshram है जो कि मेरे आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड व मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे 
पैनकार्ड F Vijaylaxmi Meshram शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ दस्तावेजों F Vijaya Laxmi Chouthmal कुछ अन्य दस्तावेजों में Vijay 
Laxmi Chouthmal तथा मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के रिकार्ड F Vijaya Meshram दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे Smt. Vijayalaxmi Meshram ध. प. Shri Kamlakar Meshram, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


Vijaya Meshram, 
Vijaylaxmi Meshram, 
Vijaya Laxmi Chouthmal, 


Smt. Vijayalaxmi Meshram 
ufd-Shri Kamlakar Meshram 
निवासी-क्वा. नं. 3-बी, 


Vijay Laxmi Chouthmal 
ufd-Shri Kamlakar Meshram 
निवासी-क्वा. नं.-3-बी, 
सड़क-28, सेक्टर-10, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सड़क-28, सेक्टर-10, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Santosh Kumar Jadhav आत्मज Pandurang Ramji Jadhav, उम्र 45 वर्ष, निवासी 
aa. नं. 5/बी, सड़क 18, सेक्टर 02, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे पुत्र का 
वास्तविक नाम Rudra Jadhav है जो कि उसके आधार कार्ड, पैनकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र में 
Rupesh Kumar Jadhav उर्फ Rudra Jadhav तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में Rupesh Kumar Jadhav दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को Rudra Jadhav आत्मज Santosh Kumar Jadhav के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Rupesh Kumar Jadhav, Rudra Jadhav 
Rupesh Kumar Jadhav पिता- Santosh Kumar Jadhav 
उर्फ Rudra Jadhav, निवासी-क्वा. नं.-5/बी, 
पिता- Santosh Kumar Jadhav सड़क -18, सेक्टर-02, भिलाई, 
निवासी-क्वा. नं.-5/बी, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सड़क -18, सेक्टर-02, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 209 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रानू रात्रे ध. प. श्री नृपेन्द्र रात्रे, उम्र 34 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-म. नं. 134/क, बाजार 
चौक, जोरातराई, पो. Sea, थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम रानू रात्रे है जो कि मेरे बैंक रिकार्ड, राशन 


कार्ड व मेरे नाम की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में धरमिली wa दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे रानू रात्रे ध. प. श्री नृपेन्द्र रात्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
धरमिली रात्रे रानू रात्रे 
(Dharmilee Ratre) (Ranu Ratre) 
पति- श्री Joe रात्रे पति-श्री नृपेद्ध रात्रे 


निवासी-म. नं.-134/क, 
बाजार चौक, जोरातराई, 
पो.-डून्डेरा, 
थाना-उतई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-म. नं.-134/क, 
बाजार चौक, जोरातराई, 
पो.-डून्डेरा, 
थाना-उतई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रुति जैन ध. प. लोकेश जैन, उम्र 45 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 05, चिखली, राजनांदगांव,तहसील 
व जिला राजनांदगांव (छ. 7.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम सुनीता आ. ओमप्रकाश अग्रवाल था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह 
श्री लोकेश जैन के साथ संपन्न हुआ, विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रुति जैन रख ली हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड 
व मेरे नाम की भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रुति जैन ध. प. लोकेश जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
सुनीता श्रुति जैन 
पिता-ओमप्रकाश अग्रवाल पति-लोकेश जैन 


निवासी-वार्ड नं.-05, चिखली, 
राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


निवासी-वार्ड नं.-05, चिखली, 


राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


210 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ईश्वर कुमार साहू आत्मज अमर सिंह साहू, निवासी-ग्राम तुमा, पो. मऊ, थाना चंदनु 
तहसील व जिला बेमेतरा (छ. ग.) का हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम कुमारी बरखा साहू है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु उसके 
आधार कार्ड में अर्पिता साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को कुमारी बरखा साहू आत्मजा ईश्वर कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अर्पिता साहू कुमारी बरखा साहू 
(Arpita Sahu) (Kumari Barkha Sahu) 
पिता-ईश्वर कुमार साहू पिता-ईश्वर कुमार साहू 
निवासी-ग्राम-तुमा, निवासी-ग्राम-तुमा, 
पो.-मऊ, पो.-मऊ, 
थाना-चंदनु थाना-चंदनु 


तह. व जिला-बेमेतरा (छ. ग.) तह. व जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती तिलेश्वरी साहू ध. प. लक्ष्मण साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी-केसरी किराना स्टोर्स के 
पास, संजय नगर, टिकरापारा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम तिलेश्वरी साहू है. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
में मेरा नाम तिलेश्वरी साहू आ. लक्ष्मीनारायण दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण साहू है. पूर्व में, मैं रेखा साहू के नाम 
से भी जानी-पहचानी जाती थी. मैंने अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती तिलेश्वरी साहू ध. प. लक्ष्मण साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


रेखा साहू श्रीमती तिलेश्वरी साहू 
पिता-लक्ष्मीनारायण साहू पति-लक्ष्मण साहू 
निवासी-केसरी किराना स्टोर्स के पास, निवासी-केसरी किराना स्टोर्स के पास, 
संजय नगर, टिकरापारा, रायपुर, संजय नगर, टिकरापारा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 211 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Nikhil Thirumangalath आत्मज Shri Kunhi Kanaran Thirumangalath, उम्र 
32 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-3/सी, सड़क नं. 12, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई (वेस्ट), तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम Nikhil Thirumangalath 41. Shri Kunhi Kanaran Thirumangalath है जो कि मेरे पैनकार्ड 
व पासपोर्ट में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम Nikhil T. आ. Kunhi Kanaran T दर्ज 
है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे Nikhil Thirumangalath आत्मज Shri Kunhi Kanaran Thirumangalath के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

Nikhil T Nikhil Thirumangalath 
fadt-Shri Kunhi Kanaran T fadl-Shri Kunhi Kanaran Thirumangalath 

निवासी-क्वा. नं.-3/सी, निवासी-क्वा. नं.-3/सी, 
सड़क नं.-12, हॉस्पिटल सेक्टर, सड़क नं.-12, हॉस्पिटल सेक्टर, 
भिलाई (वेस्ट), भिलाई (वेस्ट), 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुसुम देवी साह ध. प. स्व. सुभाष साह, उम्र 39 वर्ष, निवासी-मकान नंबर 15, ब्लाक नंबर 
08, बी.एस.यू.पी. कालोनी, सड्डू, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम टीपो देवी था जो कि मेरे पूर्व के आधार कार्ड 
में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम कुसुम देवी साह रख ली हूँ जो कि मेरे मतदाता परिचय पत्र व पैनकार्ड में दर्ज है तथा मेरे नये 
आधार कार्ड में यही नाम दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे कुसुम देवी साह ध. प. स्व. सुभाष साह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
टीपो देवी कुसुम देवी साह 
पति-सुभाष साह (Kusum Devi Sah) 
निवासी-मकान नंबर-15, पति-सुभाष साह 
ब्लाक नंबर-08, निवासी-मकान नंबर-15, 
बी.एस.यू.पी. कालोनी, ब्लाक नंबर-08, 
सड्डू, रायपुर बी.एस.यू.पी. कालोनी, 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


सड्डू, रायपुर 
de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


212 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ शर्मा आत्मज श्री मोती लाल शर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी-संतराम दास वार्ड क्रमांक 
25, मेन रोड, राम नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. मेरे पिता का वास्तविक नाम मोती लाल शर्मा है. मेरे आधार कार्ड व 
कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम बजरंग पाठक आ. मोती लाल पाठक दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सौरभ शर्मा रख लिया हूँ 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे सौरभ शर्मा आत्मज श्री मोती लाल शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


बजरंग पाठक 
पिता-श्री मोती लाल पाठक 
निवासी-संतराम दास वार्ड 
क्रमांक-25, मेन रोड, 
राम नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


नया नाम 


सौरभ शर्मा 
पिता-श्री मोती लाल शर्मा 
निवासी-संतराम दास वार्ड 
क्रमांक-25, मेन रोड, 
राम नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गीता सिंह बनाफर ध. प. श्री सौरभ सिंह बनाफर, उम्र 33 वर्ष, निवासी-जलाराम 
केटरिंग के पास, टिकरापारा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम गीता यादव आ. परमेश्वर यादव था जो 
कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 12-05-2022 को श्री सौरभ सिंह बनाफर के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह 
पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती गीता सिंह बनाफर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती गीता सिंह बनाफर ध. प. श्री सौरभ सिंह बनाफर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
गीता यादव श्रीमती गीता सिंह बनाफर 
पिता-श्री परमेश्वर यादव पति-श्री सौरभ सिंह बनाफर 
निवासी-33/303, यादव मोहल्ला, निवासी-जलाराम केटरिंग के पास, 
टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर टिकरापारा, बिलासपुर, 


तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 213 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छ. ग.) 


कोरबा, दिनांक 11 जनवरी 2024 


प्ररूप क्र. 4 
[देखे नियम 5 (1) ] 


रा.प्र.क्र. 202306050100003/ ब-113/2022-2023 
ग्राम-कोरबा, प.ह.नं.-16 
तहसील व जिला -कोरबा, छ. ग. 


[ मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1991 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 
1962 के नियम 5 (1) के द्वारा ] 


लोक न्यासों के पंजीयक.......... कोरबा............ जिला के समक्ष 


रा.प्र.क्र. 202306050100003/ ब-113/2022-2023.--यत; कि सुरेश कुमार शर्मा पुत्र हरिभजन शर्मा एवं 02 अन्य, निवासी-शिव 
मंदिर, भदरापारा बालको तहसील कोरबा ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक 
आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता 
है कि कथित आवेदन पर 2024 के 12/02 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिखा जाएगा. 


अतः मैं श्रीकांत वर्मा जिला कोरबा का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 12-02-2024 को sad अधिनियम की 
धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्थापित करता हूं. 


अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई 
व्यक्ति इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख 
पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आत्तियों को 
विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण) 
लोक न्यास का नाम एवं Ga निरंक 
चल संपत्ति > निरंक 
अचल सम्पत्ति - निरंक 


( श्रीकांत वर्मा ) 
पंजीयक, एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


214 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.) 
कलेक्टोरेट के सामने, प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/445.-- वस्तुत: संजय गांधी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. संजय गांधी 
नगर बिलासपुर पं. क्र. 566 दिनांक 07-07-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/268 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये संजय गांधी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. संजय गांधी नगर बिलासपुर पं. क्र. 566 दिनांक 07- 
07-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को 
परिसमापन में लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर 
को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/446.-- वस्तुतः परमेश्वरी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कतियापारा 
बिलासपुर पं. क्र. 567 दिनांक 07-07-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/294 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये परमेश्वरी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कतियापारा बिलासपुर पं. क्र. 567 दिनांक 07-07-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती 
हूँ तथा श्रीमती ममता रायकर पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/447.-- वस्तुतः सोना खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. विवेकानंद नगर पं. 
क्र. 569 दिनांक 8-7-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) HS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) 
के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/263 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी 
किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 215 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये सोना खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. विवेकानंद नगर पं. क्र. 569 दिनांक 8-7-2020 विकासखण्ड 
face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में लाती हूँ तथा 
श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम की 
धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/448.-- वस्तुत: भवानी महिला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कतियापारा 
बिलासपुर पं. क्र. 573 दिनांक 09-07-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/273 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये भवानी महिला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कतियापारा बिलासपुर पं. क्र. 573 दिनांक 09-07- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती शिवानी भूले पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/449.-- वस्तुतः महिला संकल्प खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सरकण्डा 
बिलासपुर पं. क्र. 579 दिनांक 10-7-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. TW.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/315 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये महिला संकल्प खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सरकण्डा बिलासपुर पं. क्र. 579 दिनांक 10-7- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. 7.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/450.-- वस्तुत: मिनी माता खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. महाराणा प्रताप 
नगर पं. क्र. 581 दिनांक 15-07-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) BIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 
69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/280 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र 
जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


216 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये मिनी माता खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. महाराणा प्रताप नगर पं. क्र. 581 दिनांक 15-07-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्री नितिन घोरे पदनाम स. वि. अ. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/451.-- वस्तुतः श्री राम खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. शंकर नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 584 दिनांक 15-07-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. 1.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/257 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये श्री राम खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. शंकर नगर बिलासपुर पं. क्र. 584 दिनांक 15-07-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/452.-- वस्तुतः AAP खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. विवेकानंद वार्ड 
बिलासपुर पं. क्र. 589 दिनांक 17-07-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. 7.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/254 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा USK, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. विवेकानंद वार्ड बिलासपुर पं. क्र. 589 दिनांक 17-07- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती गोधुली वर्मा पदनाम स. वि. अ. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/453.-- वस्तुतः सावित्रि खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. जबड़ापारा 
बिलासपुर पं. क्र. 606 दिनांक 22-07-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/302 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 217 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये सावित्रि खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति Hal. जबड़ापारा बिलासपुर पं. क्र. 606 दिनांक 22-07-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती श्वेता दुबे पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/454.-- वस्तुतः शिव शक्ति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गोड़पारा 
बिलासपुर पं. क्र. 619 दिनांक 17-08-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/291 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये शिव शक्ति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गोड़पारा बिलासपुर पं. क्र. 619 दिनांक 17-08-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती श्वेता दुबे पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


( मंजू महेन्द्र पाण्डेय ) 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


